निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ 1936 ( A ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


( संo पटना 564 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

4 जून 2014 
सं0 22 / नि०सि०( सम0 ) - 02 - 06 / 2001 - 677 — श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, 
समस्तीपुर प्रमण्डल , आई0 डी0 - 2386 के विरूद्व उक्त पदस्थापन के दौरान बीस वर्ष पहले के लेखा - Site A/ C of 
Chamrahi in P. K Embankment in 4- 5 K. M for the month of July 1982 पर बीस वर्ष बाद किसी के 
नाम पर अवशेष सामग्री दिखाकर बरती गयी अनियमितता के लिए मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक 
6080 दिनांक 01.12.04 के आधार पर श्री यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के विरूद्ध सिविल सेवा बिहार सरकारी 
सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 " ए " के तहत विभागीय पत्रांक 825 दिनांक 19.7.05 द्वारा 
स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । सम्यक समीक्षोपरान्त श्री यादव, 
तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व चमराही स्थल पर वर्ष 1982 में आपूरित बोल्डर की आपूर्ति 
श्री नरेन्द्र कुमार दास , कनीय अभियन्ता के स्थल लेखा को मैन्युपुलेशन कर श्री फुलकान्त चौधरी के नाम पर अंकित 
करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है । श्री यादव दिनांक 31 .01 .12 को सेवानिवृत हो गये है तथा इनके द्वारा न कोई 
वित्तीय अनियमितता बरती गयी है और न ही सरकारी राशि का गबन किया गया है । अतः सम्यक समीक्षोपरान्त श्री 
सुरेन्द्र कुमार यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व मामले को तकनीकी रूप से समाप्त 
करते हुए मामले को संचिकास्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जुलाई 2014 
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र यादव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत के 
विरूद्ध मामले को संचिकास्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 564-571 +10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


